पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 28 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2022--आषाढ़ 24, शक 1944 


भाग 3 (1) 
विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 
नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अपर्णा दांडेकर ध. प. श्री रामकृष्ण दांडेकर , उम्र 73 वर्ष, जाति सामान्य, 
निवासी-अक्षय शिव चौक के पास, कुदुदण्ड, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम 
शोभा वामनराव जोशी आत्मजा वामनराव जोशी तथा कुछ अन्य दस्तावेजों में शोभा अरूण दांडेकर ध. प. रामकृष्ण दांडेकर दर्ज है. मैंने अपना 


नाम परिवर्तित कर नया नाम अपर्णा दांडकर रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः: अब से मुझे श्रीमती अपर्णा दांडेकर ध. प. श्री रामकृष्ण दांडेकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शोभा वामनराव जोशी श्रीमती अपर्णा दांडेकर 
शोभा अरूण दांडेकर पति-श्री रामकृष्ण दांडेकर 
पिता-श्री वामनराव जोशी निवासी-अक्षय शिव चौक के पास, 
निवासी-अक्षय शिव चौक के पास, कुदुदण्ड, बिलासपुर, 
कुदुदण्ड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


339 


340 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अयलासोमायाजुला महेश्वर राव आत्मज स्व. अयलासोमायाजुला नागेश्वर राव, उम्र 49 
वर्ष, निवासी-धनलक्ष्मी नगर, भनपुरी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा पुत्र का वास्तविक नाम अयलासोमायाजुला 
अभिनव है जो उसके आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है किन्तु स्कूल रिकार्ड में लघु नाम ए. अभिनव दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को अयलासोमायाजुला अभिनव आत्मज अयलासोमायजुला महेश्वर राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 
दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ए, अभिनव अयलासोमायाजुला अभिनव 
पिता-श्री अयलासोमायाजुला महेश्वर राव पिता-श्री अयलासोमायाजुला महेश्वर राव 
निवासी- धनलक्ष्मी नगर, भनपुरी, रायपुर, निवासी- धनलक्ष्मी नगर, भनपुरी, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सदानंद सिंह राठौर आत्मज स्व. रामकुमार राठौर, उम्र 34 वर्ष, निवासी-मकान नंबर 
1001, वार्ड नंबर 37, देहानपार, बालकोनगर, कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मुझे vera सिंह राठौर के नाम 
से जाना पहचाना जाता था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व मेरे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैंने 
अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सदानंद सिंह राठौर रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे व मेरे बच्चों के समस्त शासकीय/ 
अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे सदानंद सिंह राठौर आत्मज स्व. रामकुमार राठौर नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
षड़ानन सिंह राठौर सदानंद सिंह राठौर 
पिता-स्व. रामकुमार राठौर पिता-स्व. रामकुमार राठौर 
निवासी-मकान नंबर-1001, निवासी-मकान नंबर-1001, 
वार्ड नंबर-37, देहानपार, वार्ड नंबर-37, देहानपार, 
बालकोनगर कोरबा, बालकोनगर, कोरबा, 


तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 341 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सपना बजाज ध. प. श्री आनंद कुमार बजाज, निवासी-ए-202, आस्था हाईट्स 
दलदल सिवनी, मोवा, रापुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम लता हबलानी आत्मजा दीवान लाल हबलानी था. मेरा विवाह श्री आनन्द 
कुमार बजाज के साथ संपन्न हुआ विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सपना बजाज रख ली हूँ जो कि मेरे मैरिज 
सर्टिफिकेट, पैनकार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती सपना बजाज (Smt. Sapna Bajaj) ध. प. श्री आनंद कुमार बजाज (Shri Anand Kumar Bajaj) के 
नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे, 


पुराना नाम 


लता हबलानी 
(Lata Hablani) 
पिता-श्री दीवान लाल हबलानी 
(D/o-Shri Deewan Lal Hablani) 
निवासी-ए-202, आस्था हाईट्स 
दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, 


नया नाम 


श्रीमती सपना बजाज 
(Smt. Sapna Bajaj) 
पति-श्री आनंद कुमार बजाज 
(W/o-Shri Anand Kumar Bajaj) 
निवासी-ए-202, आस्था हाईट्स 
दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, 


तह. व जिला - रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला - रायपुर (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ज्योति अविनाश Asta ध. प. स्व. अविनाश मुंजेवार, उम्र 53 वर्ष, निवासी- 
केयर ऑफ-राजेश पटवर्धन, 1/बी, स्ट्रीट नं. 25, सेक्टर 8, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम 
रिद्वेश अविनाश मुंजेवार है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में रिद्वेश मुंजेवार दर्ज 
है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर उसके वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को रिद्वेश अविनाश मुंजेवार (Riddhesh Avinash Munjewar ) आत्मज स्व. अविनाश Asta (Late 
Avinash Munjewar ) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


रिद्वेश मुंजेवार 
(Riddhesh Munjewar ) 
पिता- स्व. अविनाश मुंजेवार 
(S/o-Late Avinash Munjewar ) 
निवासी-केयर ऑफ-राजेश पटवर्धन, 
1/बी, स्ट्रीट नं. -25, सेक्टर -8, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


रिद्वेश अविनाश मुंजेवार 
(Riddhesh Avinash Munjewar ) 
पिता- स्व. अविनाश मुंजेवार 
(S/o-Late Avinash Munjewar ) 
निवासी-केयर ऑफ-राजेश पटवर्धन, 
1/बी, स्ट्रीट नं. -25, सेक्टर -8, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


342 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निखिल जाल आत्मज श्री राजेश जाल, उम्र 18 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 2/ए, स्ट्रीट नं. 
47, सेक्टर 8, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे पिता का वास्तविक नाम राजेश जाल है जो कि उनके बैंक रिकार्ड व 
मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में राजेन्द्र जाल दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. जिसे परिवर्तित कर मेरे पिता के वास्तविक नाम 
को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे निखिल जाल (Nikhil Jal) आत्मज श्री राजेश जाल (Shri Rajesh Jal) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
निखिल जाल ः निखिल जाल 
(Nikhil Jal) (Nikhil Jal) 
पिता-श्री राजेन्द्र जाल पिता-श्री राजेश जाल 
(S/o- Shri Rajendra Jal) (S/o- Shri Rajesh Jal) 
निवासी-क्वा. नं.-2/ए, स्ट्रीट नं.-47, निवासी-क्वा. नं.-2/ए, स्ट्रीट नं.-47, 
सेक्टर-8, भिलाई, सेक्टर-8, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आशीष रमानी आत्मज श्री रंजन राम, उम्र 26 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-एम-6 जंगल 
कालोनी, एस. ई. सी. एल. कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम आशीष रमानी है जो कि मेरे आधार 
कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम शशिभूषण दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे आशीष रमानी (Ashish Ramani) आत्मज श्री रंजन राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


शशिभूषण 
पिता-श्री रंजन राम 
निवासी-क्वा. नं.-एम-6, 
जंगल कालोनी, 
एस. ई. सी. एल. कोरबा, 
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) 


नया नाम 


आशीष रमानी 
(Ashish Ramani) 
पिता-श्री रंजन राम 
निवासी-क्वा. नं.-एम-6, 
जंगल कालोनी, 
एस. ई. सी. एल. कोरबा, 
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 343 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कविता बघेल ध. प. श्री नेमदास बघेल, उम्र 32 वर्ष, निवासी-ग्राम दैमार, 
तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम दिव्य देशलहरे आत्मज चिमन लाल है जो कि उसके जन्म प्रमाण 
पत्र में दर्ज है किन्तु दिनांक 24-06-2012 को मेरे पति से विवाह विच्छेद हो गया, पश्चात्‌ मैंने श्री नेमदास बघेल से पुर्नविवाह किया. विवाह 
पश्चात्‌ मेरे पुत्र के शालेय रिकार्ड में उसके पिता का नाम श्री नेमदास बघेल दर्ज किया गया जिसे परिवर्तित कर मैं अपने पुत्र के वास्तविक पिता 
का नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मेरे पुत्र को दिव्य देशलहरे आत्मज श्री चिमन लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
दिव्य देशलहरे दिव्य देशलहरे 
पिता-श्री नेमदास बघेल पिता-श्री चिमन लाल 
निवासी-ग्राम-दैमार, निवासी-ग्राम-दैमार, 
तहसील-पाटन, तहसील-पाटन, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूर्णानंद रावटे आत्मज श्री बल्दू राम रावटे, उम्र 42 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 11/ए, सड़क 
13, सेक्टर 4, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम यमन लाल रावटे है, जो कि उसके आधार 
कार्ड तथा शालेय रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में यमन रावटे तथा जन्म प्रमाण पत्र में यामन लाल दर्ज है जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरे पुत्र को यमन लाल रावटे (Yaman Lal Rawte) आत्मज पूर्णानंद Tae के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
यमन रावटे यमन लाल रावटे 
(Yaman Rawte) (Yaman Lal Rawte) 
यामन लाल पिता-श्री पूर्णानंद रावटे 
(Yaman Lal) निवासी-क्वा. नं. - 11/8, सड़क-13, 
पिता-श्री पूर्णानंद रावटे सेक्टर-4, भिलाई नगर, 
निवासी-क्वा. नं. -11/ए, सड़क-13, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सेक्टर-4, भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


344 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रेखा राम सिन्हा आत्मज श्री अंकालू सिन्हा, उम्र 40 वर्ष, निवासी-ग्राम घोंटवानी, 
तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम रेखा राम सिन्हा है जो कि मेरे दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे बच्चों के 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रेखु राम सिन्हा दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे रेखा राम सिन्हा आत्मज श्री अंकालू सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रेखु राम सिन्हा रेखा राम सिन्हा 
पिता-श्री अंकालू सिन्हा पिता-श्री अंकालू सिन्हा 
निवासी-ग्राम-घोंटवानी, निवासी-ग्राम-घोंटवानी, 
तहसील-धमधा, तहसील-धमधा, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती राधिका Gert ध. प. श्री केशव दास सुन्दरानी, उम्र 44 वर्ष, निवासी-म. 
क्र. 76/ए, कोहका, भिलाई, माइलस्टोन विद्यालय के बगल में, दुर्गा नगर वेस्ट, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) 490023 की हूँ. 
यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. राखी चावला आत्मजा श्री हरिराम चावला था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. 
मेरा विवाह दिनांक 11-02-2008 को श्री केशव दास सुन्दरानी के साथ संपन्न हुआ, विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती 
राधिका सुन्दरानी रख ली हूँ. मेरे आधार कार्ड में तथा मेरे पति के दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती राखी चावला दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे नये 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती राधिका सुन्दरानी (Smt. Radhika Sundrani) ध. प. श्री केशव दास सुन्दरानी (Shri Keshav Das 
Sundrani) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


कु. राखी चावला 
(Ku. Rakhee Chawla) 
श्रीमती राखी चावला 
(Smt. Rakhee Chawla) 
पिता- श्री हरिराम चावला 
निवासी-म. क्र.-76/ए, कोहका, भिलाई, 
माइलस्टोन विद्यालय के बगल में, 
दुर्गा नगर वेस्ट, सुपेला भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
पिन-490023 


नया नाम 


श्रीमती राधिका सुन्दरानी 
(Smt. Radhika Sundrani) 
पति-श्री केशव दास सुन्दरानी 
(W/o-Shri Keshav Das Sundrani) 
निवासी-म. क्र.-76/ए, कोहका, भिलाई, 
माइलस्टोन विद्यालय के बगल में, 
दुर्गा नगर वेस्ट, सुपेला भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
पिन-490023 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 345 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरविंद कुमार पुरी आत्मज स्व. श्री रामेश्वर पुरी, उम्र 50 वर्ष, निवासी-चन्द्रनगर पुरी 
Te, PSC रोड, कोहका, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र 
में उसका नाम काव्य पुरी दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम शिवांश पुरी रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को शिवांश पुरी (Shivansh Puri) आत्मज अरविंद कुमार पुरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
काव्य पुरी शिवांश पुरी 
(Kavya Puri) (Shivansh Puri) 


पिता-श्री अरविंद कुमार पुरी 
निवासी-चन्द्रनगर पुरी ब्रदर्स, 
कुरूद रोड, कोहका, 
सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


पिता-श्री अरविंद कुमार पुरी 
निवासी-चन्द्रनगर पुरी ब्रदर्स, 
कुरूद रोड, कोहका, 
सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नारायण साहू आत्मज श्री कन्हैया लाल, निवासी-1/सी, सड़क 29, सेक्टर 8, भिलाई, 
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम नारायण साहू है जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे कक्षा 10वीं 
व 12वीं की अंकसूची में नारायण दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैंने अपने नाम के आगे “साहू” उपनाम जोड़कर नया नाम नारायण साहू रख लिया हूँ 
तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे नारायण साहू (Narayan Sahu) आत्मज श्री कन्हैया लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
नारायण नारायण साहू 
(Narayan ) (Narayan Sahu ) 


पिता- श्री कन्हैया लाल 
निवासी-1/सी, सड़क -29, 
सेक्टर-8, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


पिता- श्री कन्हैया लाल 
निवासी-1/सी, सड़क -29, 
सेक्टर-8, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


346 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्णानंद tae आत्मज श्री बल्दू राम Uae, उम्र 42 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 11/ए, सड़क 
13, सेक्टर 4, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम तेनसिंह Tae है जो कि उनके शैक्षणिक 
प्रमाण पत्र में दर्ज है किन्तु उसके जन्म प्रमाण पत्र में तेनसिंह व मेरे सर्विस रिकार्ड में तेन सिंह रावटे दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को तेनसिंह Tae (Tensingh Rawte) आत्मज श्री पूर्णानंद Tae के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
तेनसिंह, तेन सिंह रावटे तेनसिंह रावटे 
पिता- श्री पूर्णानंद रावटे (Tensingh Rawte ) 
निवासी-क्वा. नं.-11/ए, सड़क -13, पिता- श्री पूर्णानंद wae 
सेक्टर-4, भिलाई नगर, निवासी-क्वा. नं.-11/ए, सड़क -13, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) सेक्टर-4, भिलाई नगर, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निर्णय मानिक आत्मज श्री मानदास मानिक, उम्र 41 वर्ष, निवासी-मकान नं. 207, वार्ड 
नं. 06, ठेठवार पारा, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा तथा मेरे पुत्र का वास्तविक नाम निर्णय मानिक व हार्दिक मानिक 
है जो कि मेरे अंकसूची, आधार कार्ड, पैनकार्ड व मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में 
हार्दिक मानिकपुरी आ. निर्णय मानिकपुरी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरे पुत्र को हार्दिक मानिक (Hardik Manik) आत्मज निर्णय मानिक (11199 Manik) के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
हार्दिक मानिकपुरी हार्दिक मानिक 
(Hardik Manikpuri) (Hardik Manik) 
पिता-श्री निर्णय मानिकपुरी पिता-श्री निर्णय मानिक 
(S/o- Shri Nirnay Manikpuri) (S/o- Shri Nirnay Manik) 
निवासी-मकान 4.-207, निवासी-मकान 4-207, 
वार्ड नं.-06, ठेठवार पारा, दुर्ग, वार्ड नं.-06, ठेठवार पारा, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 


347 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, केदार राम कंवर आत्मज श्री कार्तिक राम कंवर, उम्र 36 वर्ष, जाति कंवर निवासी-ग्राम 
हर्राटोला, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम केदार राम कंवर आ. कार्तिक राम कंवर है जो कि मेरे 
शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ एकाउंट के दस्तावेजों में केदार चन्द्रवंशी 
आ. कार्तिक राम दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे केदार राम कंवर आत्मज श्री कार्तिक राम कंवर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


केदार चन्द्रवंशी 
पिता-श्री कार्तिक राम 
निवासी-ग्राम-हर्राटोला, 
तहसील-छुरिया, 
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


नया नाम 


केदार राम कंवर 
पिता-श्री कार्तिक राम कंवर 
निवासी-ग्राम-हर्राटोला, 
तहसील-छुरिया, 
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नीलिमा सोलोमन ध. प. श्री संजय सोलोमन, उम्र 57 वर्ष, निवासी-जी/32, सूर्या 
अपार्टमेंट, मॉडल टाऊन, नेहरू नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी नीलिमा नेताम आत्मजा 
श्री बी. एम. नेताम था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री संजय सोलोमन के साथ संपन्न हुआ. मेरे पति भिलाई इस्पात 
संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नीलिमा सोलोमन रख ली हूँ, किन्तु मेरे पति के सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती नीलिमा दर्ज है जो कि अपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे नये नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती नीलिमा सोलोमन (Smt. Neelima Soloman) &. प. श्री संजय सोलोमन (Shri Sanjay Soloman) के 
नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


कुमारी नीलिमा नेताम 
श्रीमती नीलिमा 
(Smt. Neelima) 
पिता-श्री बी. एम. नेताम 
निवासी-जी/32, सूर्या अपार्टमेंट, 
मॉडल टाऊन, नेहरू नगर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


श्रीमती नीलिमा सोलोमन 
(Smt. Neelima Soloman) 
पति-श्री संजय सोलोमन 
(W/o- Shri Sanjay Soloman) 
निवासी-जी/32, सूर्या अपार्टमेंट, 
मॉडल टाऊन, नेहरू नगर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


348 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राधेश्याम साहू आत्मज श्री रामाधार साहू, उम्र 51 वर्ष, निवासी-जे/13/11, सड़क नंबर 
22, चन्द्रा नगर, (कुरूद रोड), शांति नगर, वार्ड नं. 11, वैशाली नगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई 
इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ, मेरा वास्तविक नाम राधेश्याम साहू है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड 
में राधेश्याम दर्ज है जो कि अपूर्ण है तथा जिसे पविर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे राधेश्याम साहू (Radheshyam Sahu) आत्मज श्री रामाधार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 


पुराना नाम 


राधेश्याम 
(Radheshyam) 
पिता-श्री रामाधार साहू 


निवासी-जे/13/11, सड़क नंबर-22, 


चन्द्रा नगर, (कुरूद रोड), 
शांति नगर, वार्ड नं.-11, 
वैशाली नगर, सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


नया नाम 


राधेश्याम साहू 
(Radheshyam Sahu) 
पिता-श्री रामाधार साहू 


निवासी-जे/13/11, सड़क नंबर-22, 


चन्द्रा नगर, (कुरूद रोड), 

शांति नगर, वार्ड नं.-11, 
वैशाली नगर, सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ज्योति Hrs आत्मजा श्री नरेश कुमार Hast, निवासी पुलिस थाना के सामने, ग्राम 
अण्डा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम ज्योति SA है जो कि मेरे कुछ दस्तावेजों में दर्ज है तथा कुछ अन्य 
दस्तावेजों में ज्योति दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 


पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे ज्योति SA आत्मजा श्री नरेश कुमार Hast के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


ज्योति 
पिता- श्री नरेश कुमार AAAI 
निवासी-पुलिस थाना के सामने, 
ग्राम-अण्डा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


ज्योति SAI 
पिता- श्री नरेश कुमार Ha 
निवासी-पुलिस थाना के सामने, 
ग्राम-अण्डा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 349 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आनंद कुमार बजाज आत्मज श्री बाशा राम बजाज, निवासी-ए-202, आस्था हाईट्स 
दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम आनंद कुमार बजाज आ. श्री बाशा राम बजाज 
है जो कि मेरे पैनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ अन्य प्रमाण पत्र में आनंद कुमार आ. श्री बाशा राम दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने 
पूर्ण वास्तविक नाम को मेरे समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे आनंद कुमार बजाज (Anand Kumar Bajaj) आत्मज श्री बाशा राम बजाज (Shri Basha Ram Bajaj) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आनंद कुमार आनंद कुमार बजाज 
(Anand Kumar) (Anand Kumar Bajaj) 
पिता- श्री बाशा राम पिता- श्री बाशा राम बजाज 
(S/o-Shri Basha Ram) (S/o-Shri Basha Ram Bajaj) 
निवासी-ए-202, आस्था हाईट्स, निवासी-ए-202, आस्था हाईट्स, 
दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिव कुमार राठौर आत्मज श्री रामेश्वर प्रसाद राठौर, उम्र 42 वर्ष, निवासी-तलह पारा, 
कोसमदा, जांजगीर चांपा, तहसील व जिला जांजगीर चांपा (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम शिव कुमार राठौर है जो कि मेरे आधार 
कार्ड में दर्ज है तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम रामेश्वर प्रसाद राठौर है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में शिव कुमार साहू तथा सर्विस रिकार्ड 
में शिव कुमार दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे शिव कुमार राठौर आत्मज श्री रामेश्वर प्रसाद राठौर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शिव कुमार, शिव कुमार साहू शिव कुमार राठौर 
पिता- श्री रामेश्वर प्रसाद राठौर पिता- श्री रामेश्वर प्रसाद राठौर 
निवासी-तलह पारा, कोसमदा, निवासी-तलह पारा, कोसमदा, 
जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, 


तह. व जिला-जांजगीर चांपा (छ. ग.) तह. व जिला-जांजगीर चांपा (छ. ग.) 


350 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 [ भाग 3 (1) 


विविध 
न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पत्थलगांव जिला जशपुर (छ. ग.) 


पत्थलगांव, दिनांक 1 जून 2022 


प्रारूप-चार 
[ नियम 5 (1) देखिए ] 


छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की धारा 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा न्याय नियम 1962 के नियम 5 का 
उपनियम (1) देखिए 


क्रमांक/608 /वाचक-1/2022.--यह कि मुख्य AS आवेदक/अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, श्री भगवान मन्दिर समिति/ट्रस्ट 
किलकिला, तहसील पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ. ग.) ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की धारा 30) की धारा 4 अन्तर्गत 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये एक आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, एतद्द्वारा सूचना 
दी जाती है कि sad आवेदन, दिनांक 29-07-2022 को मेरे द्वारा इस न्यायालय के विचारण में लिया जाएगा. 


अतः मैं आर. एस. लाल, अनुविभाग पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ. ग.) के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29- 
07-2022 को Sad अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. 


अतः WAS सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई ATA या कार्यकारी AGI या उसमें हित रखने वाले और 
किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह दो प्रतियों में लिखित, कथन 
प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समश्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त 
अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा. 


अनुसूची 
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 
1. लोक न्यास का नाम व पता. ;- श्री भगवान मन्दिर समिति/ट्रस्ट किलकिला, ग्राम-पोस्ट 
किलकिला, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ. ग.) 
पिन कोड 496118 
2. चल संपत्ति - निरंक 
3. अचल संपत्ति - श्री भगवान मन्दिर किलकिला स्थित ख. नं. 323/1, 326, 327, 


316/4-नवीन न्यास पंजीयन हेतु. 


आर. एस. लाल. 
पंजीयक एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 351 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमतरी (छ. ग.) 


धमतरी , दिनांक 8 जुलाई 2022 
प्रारूप 
प्र. क्र. 202207130400013/ब-113/2021-22 
आवेदक रामचंद अग्रवाल पिता स्व. श्री विद्यासागर अग्रवाल पता हाउस नम्बर-130, इंडस्ट्रीयल इलाका, धमतरी जिला धमतरी 

(छ. ग.) एवं अन्य 07 द्वारा लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) की स्थापना करना चाहते है, जो घोषित और संबंधित प्रावधानों के अधीन है. विस्तृत 
जानकारी निम्नानुसार है :- 
01. आवेदक का नाम पता - रामचंद अग्रवाल पिता स्व. श्री विद्यासागर अग्रवाल 

पता हाउस नम्बर 130, इंडस्ट्रीयल इलाका, धमतरी 

जिला धमतरी (छ. ग.) 


02. ट्रस्ट का नाम - श्री श्याम चेरिटेबल ट्रस्ट, धमतरी 


03. न्यास कार्यालय का पता - रामचंद अग्रवाल पिता स्व. श्री विद्यासागर अग्रवाल 
शाकम्भरी राईस मील, इंडस्ट्रीयल इलाका, धमतरी (छ. ग.) 


04. न्यासीगणों का नाम व पता - 
क्रमांक नाम पिता का नाम पता पद 
1. रामचरण अग्रवाल स्व. श्री विद्यासागर अग्रवाल हाउस नम्बर 130 इंडस्ट्रीयल संस्थापक 
इलाका, धमतरी 
2. नानकचंद अग्रवाल स्व. श्री प्रहलादराय अग्रवाल बस्तर रोड, धमतरी संरक्षक 
3. श्याम अग्रवाल श्री सूरजमल अग्रवाल अर्जुनी रोड, धमतरी अध्यक्ष 
4. दीपक अग्रवाल स्व. श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल अमलतासपुरम, धमतरी उपाध्यक्ष 
5. नरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल सी. एल. खण्डेलवाल स. ACAI पटेल वार्ड, उपाध्यक्ष 
धमतरी 
6. सुरेश गोयल स्व. श्री दीनदयाला गोयल मैत्री विहार, कालोनी, धमतरी सचिव 
7 अजय गोयल श्री केदारनाथ गोयल औद्यौगिक वार्ड, धमतरी सहसचिव 
नवल किशोर अग्रवाल स्व. श्री मूलचंद अग्रवाल गुजराती कालोनी, धमतरी कोषाध्यक्ष 
05. उनके SRA और यहा गठित न्यास के वर्तमान न्‍्यासीगण या अंतिम उत्तरवादी के संपादनकर्ता और प्रबंधनकर्ता समाहित होगे. 


06. ट्रस्ट का उद्देश्य :- प्रन्यासी भारत में सर्व-साधारण के धार्मिक एवं सेवा कार्य संबंधी धर्मार्थ हितो के लिये न्यास की आय का उपयोग 
करेंगे, न्यास द्वारा चलने वाले सेवा कार्यों में किसी नागरिक से उसके सम्प्रदाय,जाति पंथरंग आदि के कारण भेद नहीं किया जा सकेगा और ना ही 
किसी विशेष पंथ सम्प्रदाय के हितो के लिये कार्य किया जायेगा. न्यास के कार्यो का उद्देश्य किसी भी प्रकार आर्थिक लाभ अर्जन करना नहीं होगा, 
समस्त कार्य धार्मिक व धर्मार्थ सेवा भाव से ही किये जाने का उद्देश्य है. 


7 अनुमानित मूल्य चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण :- श्री श्याम खाटू वाले का मंदिर के पास चल सम्पत्ति के रूप F 2,51,000.00 
रुपया अक्षरी दो लाख इंकावन हजार रुपया है तथा साथ ही अन्य सहयोग राशियों दान, भेट, ब्याज, किराया अन्य किसी भी प्रकार की आय जो 
न्यास को समय-समय पर प्राप्त होगी, ट्रस्ट का कोष माना जावेगा. वर्तमान में ट्रस्ट के पास निर्माणाधीन श्री श्याम wre का मंदिर है, जो कि 
मूल्यांकित 51,00,000.00 रुपया अक्षर इंकावन लाख रुपया लागत का है. 


352 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022 [ भाग 3 (1) 


08. ट्रस्ट की आमदनी का साधन : ट्रस्ट निधि के अतिरिक्त ट्रस्ट के उदेश्यों की पूति हेतु ट्रस्टीगण दान, भेट, अनुदान, चंदा, आर्थिक 
सहयोग, अगम या स्थवन सम्पत्ति के रूप में किसी व्यक्ति फर्म, कम्पनी, शासकीय, अर्ध-शासकीय विभाग, स्थायी निकाय, ट्रस्ट समिति या अन्य 
संगठनों से प्राप्त कर सकेगे तथा सम्पत्ति से ब्याज, किराया या अन्य किसी प्रकार से भी आय प्राप्त कर सकते है. 


9. औसत कुल वार्षिक आमदनी. :- निरंक 
10. औसत कुल वार्षिक खर्च - निरंक 
11. न्यासियाँ का पारिश्रमिक - न्यासीगणों का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी 
सेवा निःशुल्क है. 
डा. विभोर अग्रवाल 
पंजीयक एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.) 
अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला जांजगीर चांपा ( छ. ग. ) 
(जिला अस्पताल के आगे, जर्वे ATS (RTO) safes के ऊपर, जांजगीर) 


जांजगीर दिनांक, 23 जून 2022 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के अन्तर्गत ] 


क्र./उपजां/परिसमापन/2022/1114.--इस कार्यालय के आदेश क्र./उपंजा/परि./684 दिनांक 11-05-2017 द्वारा जय बुढ़ादेव मछुआ 
सहकारी समिति मर्या. नगरदा, पं क्र. 426, दिनांक 11-03-2014 विकासखण्ड सकती, जिला जांजगीर चांपा को छ. ग. सोसायटी अधिनियम की 
धारा 69 (1) के तहत्‌ परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान में उक्त सोसायटी का 
परिसमापक श्री एम. एल. देवांगन, aR. सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्र./उपंजां/परि/1631 दिनांक 06-11-2017 को नियुक्ति किया 
गया है. 


समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के 
पूंजी एवं देनदारियों का तथा सम्पत्ति एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निगकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार 
सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियां शून्य हो चुकी है. उपरोक्त संबंध में साधारण राजपत्र दिनांक 28-09-2018 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है. 


परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि sad सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार 
सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं सी. एस. जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, 
जांजगीर, अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत्‌ जय बुढ़ादेव मछुआ सहकारी समिति मर्या. नगरदा, पं क्र. 426, दिनांक 11-03-2014 
विकासखण्ड सकती, जिला जांजगीर चांपा का पंजीयन निरस्त करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) स्वरूप को समाप्त 
करता हूँ. 


यह ओदश आज दिनांक 23-06-2022 मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


सी. एस. जायसवाल 
सहायक पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022. 


